सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


5 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 970 


राँची, मंगलवार , 


26 नवम्बर, 2019 ( ई ० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
01 नवम्बर , 2019 


विषयः 


झारखण्ड कृषि सेवासंवर्ग कोटि-8 ( माप तौल एवं विपणन ) के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न 
पदों का कार्य क्षेत्र एवं शक्ति निर्धारण के संबंध में । 


संख्या मापतौल/ खा.स्था .- 10 / 2017 3205 , -- झारखण्ड सरकार , विधिक माप विज्ञान 
अधिनियम 2009 ( 2010 का 1 ) की धारा 14 की उप धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, दुमका , उप नियंत्रक , विधिक माप विज्ञान , राँची एवं उप 
नियंत्रक , विधिक माप विज्ञान कार्यालय नियंत्रक , विधिक माप विज्ञान, झारखण्ड , राँची का स्थानीय 
सीमा एवं शक्ति निम्नरुप से निर्धारित किया जाता है : 


. 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 नवम्बर , 2019 


क्र.सं. 


पदनाम 


स्थानीय सीमा 


शक्ति 


1 


सहायक 

नियंत्रक , 
विधिक माप संथाल प्रगना प्रमंडल 

दुमका 
दुमका 


विधिक माप विज्ञान अधिनियम 
2009 एवं इसके अन्तर्गत बनी 
नियमावलियों के द्वारा प्रदत्त 
शक्ति के अनुरुप कार्य निष्पादन । 


विज्ञान , 


माप 


2 


उप नियंत्रक, विधिक 
माप विज्ञान , राँची 


समस्त झारखण्ड राज्य 


विधिक 

विज्ञान ( पैकेज 
कॉमोडेटिज ) नियमावली 2011 के 

द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुरुप कार्य 
निष्पादन । 


उप नियंत्रक, विधिक 


माप विज्ञान , 
कार्यालय नियंत्रक, 

समस्त झारखण्ड राज्य 
विधिक 

माप 


3 


नियंत्रक , विधिकमाप विज्ञान , 
झारखण्ड, राँची के अधीक्षण, निदेशन 
एवं नियंत्रण में स्टोरेज टैंक का 
अंशाकन कार्य का निष्पादन । 


विज्ञान , झारखण्ड, 
राँची । 


2 . 


शेष पदों का स्थानीय सीमा एवं शक्ति यथावत रहेगें । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमिताभ कौशल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 970 


50 


